HOM 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 पौष , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 14 राँची , मंगलवार , 17 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 


मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( समन्वय ) 


संकल्प 

16 जनवरी , 2023 


विषय : - ' झारखण्ड राज्य समन्वय समिति के संबंध में । 

संख्या- सी.एस.- 01 / स.स.ग.- 01/2022 58-- मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी ( समन्वय ) विभाग 
के संकल्प संख्या -1348 , दिनांक 14.11.2022 एवं संकल्प संख्या - 1351 , दिनांक 15.11.2022 द्वारा क्रमशः 
' झारखण्ड राज्य समन्वय समिति का गठन एवं समिति के सदस्य - सह - दर्जा प्राप्त मंत्री को दिये गये 
सुविधा का निर्धारण किया गया है , परन्तु उसमें उनके वेतनादि की निकासी संबंधी बजट शीर्ष का 
उल्लेख नहीं रहने के कारण कठिनाई हो रही थी । साथ ही ' झारखण्ड राज्य समन्वय समिति के 
माननीय सदस्य - सह - दर्जा प्राप्त मंत्री , श्री योगेन्द्र प्रसाद द्वारा अपने नाम में संशोधन करने का अनुरोध 
किया गया है । 


अतएव सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त निर्गत संकल्प के क्रम में निम्नलिखित 
निर्णय लिये गये हैं : 


2 


i 


ii . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 17 जनवरी , 2023 

' झारखण्ड राज्य समन्वय समिति के सदस्य - सह- दर्जा प्राप्त मंत्री का वेतन , भत्ता 
एवं अन्य सुविधा आदि का व्यय राशि , माँग संख्या - 04 ( स्थापना व्यय ) , बजट 
मुख्यशीर्ष - 2013 - मंत्रिपरिषद् , लघुशीर्ष - 101 - मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन , उपशीर्ष 
01 - मंत्रीगण से विकलनीय होगी | 

श्री योगेन्द्र महतो , माननीय सदस्य - सह- दर्जा प्राप्त मंत्री , झारखण्ड राज्य समन्वय 
समिति का नाम " श्री योगेन्द्र महतो " के स्थान पर “ श्री योगेन्द्र प्रसाद " के रूप में 
संशोधित किया जाता है । 

66 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

वंदना दादेल , 

सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 14 50 


—— 


